निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 114 ) 


19 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 9 जनवरी 2015 


कार्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना 


आदेश 

22 अगस्त 2014 
सं0 07 / नि .(विधि - 05 ) रा. स. स. ( परिसमापन) - 02 / 2013 - 4776 — चूंकि , न्यायालय बिहार सहकारी अधिकरण, 
पटना के द्वारा विविध वाद संख्या - 01 / 2013 में पारित आदेश दिनांक 12. 11.13 / 18 .11. 13 (निर्गत ज्ञापांक 22 दिनांक 
21.11.13 ) द्वारा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 की धारा - 44 (3) के प्रावधानानुसार निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, बिहार के पर्यवेक्षण में बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को - ऑपरेटिव सोसाइटी लि ., सकरी गली, 
गुलजारबाग, पटना - 7 को परिसमापित एवं विघटित करने का आदेश देते हुए बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति 
अधिनियम, 1996 की धारा - 45 (क) में विहित प्रावधानानुसार उक्त प्रासंगिक समिति के परिसमापक नियुक्त करने की 
कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया था । 

तद्नुसार इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 5661 दिनांक 05 . 12. 13 द्वारा परिसमापनाधीन बैंक कर्मचारी 
स्वावलम्बी को - ऑपरटिव सोसाइटी लि., सकरी गली गुलजारबाग , पटना -7 के परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादनार्थ 
श्री डा . एन. सरवन कुमार, जिला पदाधिकारी, पटना को बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को - ऑपरटिव सोसाइटी लि ., सकरी 
गली गुलजारबाग, पटना - 7 को परिसमापक नियुक्त किया गया था । परन्तु इनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है , 
इसलिए परिसमापनाधीन उक्त प्रासंगिक सोसाइटी में परिसमापक की नियुक्ति किया जाना आवश्यक हो गया है । 

अतः मैं , हुकुम सिंह मीणा, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति 
अधिनियम , 1996 की धारा - 45( क ) में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में , श्री मनीष कुमार वर्मा, जिला पदाधिकरी, पटना 


बिहार गजट ( असाधारण), 9 जनवरी 2015 
को परिसमापनाधीन बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को - ऑपरटिव सोसाइटी लि ., सकरी गली गुलजारबाग, पटना - 7 का 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ । 

परिसमापक बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम , 1996 की धारा - 46, 47 एवं 48 में विहित 


प्रावधानानुसार उक्त प्रासंगिक समिति के परिसमापन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । 


आदेश से , 
हुकुम सिंह मीना, 
निबंधक, सहयोग समितियाँ । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 114 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


